निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 भाद्र 1932 ( AO ) 
( सं० पटना 658) पटना , बुधवार , 8 सितम्बर 2010 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

7 सितम्बर 2010 
एस०ओ० 200 , दिनांक 8 सितम्बर 2010 — बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम , 2005 ( अधिनियम 
27 / 2005 ) की धारा - 60 की उप - धारा ( 1 ) सपठित बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 40 के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन देय कर की वंचना की 
रोकथाम करने हेतु निम्नलिखित स्थानों पर जांच चौकी की स्थापना करते हैं : 


मूल्य वृद्धिंत-कार अधिनियम, 2005 नवमाधान 


राष्ट्रीय / प्रान्तीय उच्चपथ का नाम 


क्रम | जांच चौकी का नाम 
संख्या 

डोभी ( गया ) 
2 रजौली ( नवादा ) 

जलालपुर ( गोपालगंज ) 
सोहनीपट्टी (बक्सर) 

कर्मनाशा ( कैमूर ) 
| 6 दालकोला ( पूर्णियाँ ) 


एन०एच० - 02 
एन०एच० - 31 
एन०एच० - 28 

एस०एच० 
एन०एच० - 02 
एन०एच० - 34 


( 2 ) कोई भी व्यक्ति वस्तु से संबंधित बीजक , लारी रसीद, चालान इत्यादि एवं इसके साथ दिये गये 
घोषणा – पत्र में वस्तु से संबंधित जानकारी समर्पित किये बिना जांच चौकी से होकर वस्तुओं का परिवहन नही 
करेगा । 

( 3 ) यह अधिसूचना क्रम संख्या 1, 2 एवं 3 में उल्लिखित जाँच चौकी के प्रारंभ होने की तिथि से प्रभावी 
होगी एवं अन्य जाँच चौकियों के लिए पृथक अधिसूचना निर्गत की जायेगी । 

[ सं० सं० बिक्री - कर / संशोधन - 01 / 2010 – 4048 ( अनु०)] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जे0 आर0 के0 राव , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 सितम्बर 2010 


___ 7 सितम्बर 2010 
एस०ओ० 201, एस०ओ० 200, दिनांक 8 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 348 के 
खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

_ [ सं० सं० बिक्री - कर / संशोधन - 01 / 2010 - 4048 ( अनु०) ] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जे0 आर0 के0 राव , 

वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 

The 7th September 2010 
S . O . 200 dated the 8th September, 2010 — In exercise of the powers conferred 
under sub - section ( 1 ) of section 60 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 ( Act 
27 /2005 ) read with Rule 40 of Bihar Value Added Tax Rules 2005 , the Governor of 
Bihar is pleased to set up check posts to prevent evasion of tax payable under the said Act 
at the following places : 


vers 


Name of the N . H /S -H 


S . L 

Name of Check Post 
No. 
1 . 

| Dobhi ( Gaya ) 
2. | Rajauli ( Nawada) 
3 . Jalalpur (Gopalganj) 
4 . Sohanipatti (Buxar ) 

Karmnasa (Kaimur ) 
6 . Dalkola (Purnia ) 


N. H - 02 
N. H - 31 
N. H - 28 

S . H 
N. H - 02 
N . H - 34 


(2 ) No person shall transport goods across or beyond a check post without 
submitting invoice , Lorry receipt, challan etc . and information pertaining thereto with 
given declaration form . 

( 3 ) This notification shall be effective from the date of start of the Checkposts 
mentioned in Sl. no . 1, 2 and 3 and for other Checkposts separate notification shall be 
issued . 

[ File No. Bikri-kar/sansodhan -01/ 2010 — 4048 (Anu.) ] 
By order of the Governor of Bihar , 

J. R. K . RAO , 
Commissioner - Cum - Principal Secretary . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 658 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


